निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


YON 


सत्यमेव जयते 


बिहार 

गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 पौष 1941 ( श ० ) 
( सं ० पटना 22 ) पटना , शुक्रवार , 10 जनवरी 2020 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

31 दिसम्बर 2019 
सं ० 2 स्था०-03/2016-2889 / वि ० स ० --वित्त विभाग , बिहार सरकार के संकल्प संख्या -3 ए -2 वे ० पु०-09/2016 
-3590वि ०, दिनांक -24.05.2017 एवं सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या -3630 , दिनांक -26.05.2017 के अनुसरण 
में श्री रंजन प्रभात , सेवानिवृत , प्रशाखा पदाधिकारी का दिनांक -01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतन स्तर में वेतन औपबंधिक 
रूप से संलग्न विवरणी के अनुसार निर्धारित किया जाता है, पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक -01.01.2016 को निर्धारित वेतन 
का वास्तविक आर्थिक लाभ दिनांक -01.04.2017 से देय होगा । 

सभा सचिवालय द्वारा संलग्न विवरणी में उल्लिखित प्रशाखा पदाधिकारी का औपबंधिक रूप से पुनरीक्षित वेतन 
स्तर में निर्धारित वेतन का सत्यापन वित्त विभाग द्वारा कराये जाने के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने 
पर निर्धारित वेतन तदनुसार संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई आधिक्य राशि की वसूली कर ली जायेगी एवं 
कम राशि के भुगतान की भरपाई कर दी जायेगी । 

आदेश से . 


दीनानाथ प्रसाद , 


अवर सचिव । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 10 जनवरी 2020 


क्रम 


वेतन वृद्धि 


सं ० 


वेतन का 


नाम एवं पदनाम 


01.01.2016 को 01.01.2016 को 01.01.2016 01.01.2016 01.01.2016 
मौजूदा ग्रेड वेतन मौजूदा वेतन बैंड को प्राप्त मूल को प्राप्त मूल को प्राप्त ग्रेड की तिथि 

में वेतन 

वेतन वेतन X 2.57 

एवं उस 
01.01.2016 

( स्तम्भ 4 + 5 ) ( फिटमेंट 

पे मैट्रिक्स में 

तिथि को 
को मौजूदा 

फैक्टर ) 

अनुमान्य वेतन | वर्द्धित वेतन 
वेतन बैंड 

स्तर एवं 

पुनरीक्षित वेतन 
3 

5 
PB- 3 5400/ 21,100/ 26,500 / 68,105 / वेतन 
15,600 
39,100 / 

स्तर -9 
69,200/ 


1 


2 


4 


6 


7 


8 


9 


1. श्री रंजन प्रभात , 

सेवानिवृत्त प्रशाखा 
पदाधिकारी 


अभियुक्ति 


|01.04.2017 दिनांक 01.01.2016 के बाद प्रोन्नति / एम.ए.सी.पी. के तहत वेतन उन्नयन की स्थिति में वेतन निर्धारण 

को प्रोन्नति / पुनरीक्षित | प्रोन्नति / स्तम्भ 12 में स्तम्भ 13 में वेतन वृद्धि की 01.04.2017 
पुनरीक्षित एम.ए.सी.पी. की वेतन संरचना एम.ए.सी. उल्लिखित मूल उल्लिखित तिथि एवं उस 

को 
वेतन तिथि एवं उस 

( पे पी . के वेतन पर एक वेतन स्तर में तिथि को पुनरीक्षित 
तिथि को मैट्रिक्स ) में फलस्वरूप वेतन वृद्धि के स्तम्भ 14 में वर्द्धित वेतन 

वेतन 
पुनरीक्षित वेतन | मूल वेतन | पुनरीक्षित पश्चात् वेतन उल्लिखित 
संरचना 

वेतन 

वेतन के ठीक 
( पे मैट्रिक्स ) में 

संचरना 

प्रक्रम 
मैट्रिक्स ) 
में वेतन 


आगे का 


वेतन स्तर 


( पे 


स्तर 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


दिनांक 
31.01.2016 को 
सेवानिवृत्त 


आदेश से , 
दीनानाथ प्रसाद , 


अवर सचिव । 


अधीक्षक , 

सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 22-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


